निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 ज्येष्ठ 1937 ( शO ) 
पटना , शुक्रवार , 22 मई 2015 


( संo पटना 590) 


सं0 28 / डा०से० - 06 / 2011 / 4659 -वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

22 मई 2015 
विषयः -बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 129 के लिए बी०टी०सी० फार्म - 64 विहित करने के संबंध 


बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम, 380 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार कोषागार संहिता, 
2011 के नियम , 129 के संदर्भ में एक नया बी०टी०सी० फार्म - 64 विहित किया जाता है । उन तमाम मामलों में जिनमें 
किसी विक्रेता / सेवा प्रदाता द्वारा वस्तु / सेवा की बिक्री के समर्थन में कैशमेमो दिया जाना संभव नहीं है, उन मामलों में 
क्रेता कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र के द्वारा खरीद - सह - भुगतान प्रमाणपत्र बी०टी०सी० फार्म - 64 में तैयार किया जायेगा । 
इस पर क्रेता, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर तथा राशि प्राप्त करने वाले 
विक्रेता / सेवा प्रदाता का हस्ताक्षर विहित स्थान पर होना आवश्यक है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 
अनुलग्नक - ( बी०टी०सी० फार्म - 64 ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
एच०आर० श्रीनिवास , 

सचिव (संसाधन ) । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 मई 2015 

Bihar Treasury Code - 2011 
बी0टी0सी0 फारम सं0 - 64 

नियम - 129 
खरीद- सह - भुगतान प्रमाणपत्र 


भाउचर नं0.......... 


दिनांक .. 


.............. 


कार्यालय / ऑगनवाडी केन्द्र का नाम ........... 
प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री... 
से निम्नांकित विवरणी के अनुसार सामानों की खरीद की गई / सेवा प्राप्त की गई एवं उनके विरूद्ध विकेता / सेवा प्रदाता 
श्री / श्रीमती...... 

............... को राशि का भुगतान किया गया । 
क्रमांक वस्तु / सेवा का नाम 

मात्रा 

दर 

| राशि 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . 


. . . . . . . 


. . . . . . . . . . . 


1 


10 


11 


12 


कुल राशि 


रूपये . 


.......................मात्र। 


राजस्व 
टिकट 


भुगतान प्राप्तकर्ता (विकेता ) का पूर्ण हस्ताक्षर 


वस्तु / सेवा प्राप्तकर्ता एवं भुगतानकर्ता( केता) का पूर्ण हस्ताक्षर 


। ( 1 . 2. 3. 

4 . 
( ऑगनवाडी केन्द्र के मामले में समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का पूर्ण हस्ताक्षर ) 
संख्यिकी सहायक / महिला पर्यवेक्षिका द्वारा सत्यापित 
प्रमाणित किया जाता है कि 
1. ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित खुदरा विक्रेता से खरीद करने के कारण भाउचर प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है । 
2. खुदरा एवं छोटा विक्रेता / सेवा प्रदाता होने के कारण उनके द्वारा कैशमेमो संधारित नहीं किया गया है तथा नजदीक में कोई 
बडा दूकान नहीं है । 
3. सरकारी कार्य की महता को देखते हुए / पोषाहार कार्यक्रम को जारी रखने हेतु सामग्रियों की खरीद अत्यावश्यक है । इसलिए 
उक्त सामानों की खरीद वस्तुतः की गई है एवं उसके विरूद्ध हस्तलिखित भाउचर तैयार किया गया है । इस पर विक्रेता से 
राशि प्राप्ति रसीद ले लिया गया है । 
4. प्राप्त सामग्रियों की प्रविष्टि कार्यालय में संधारित भंडार पंजी के पृष्ठ सं............. कमांक.........पर दर्ज कर लिया गया है । 


वरीय पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर 


निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर 


( नोट - ऑगनवाडी केन्द्र के लिए किराना सामान, मौसमी सब्जी, ईधन, परिवहन , अंडा, सुबह का नाश्ता का अलग - अलग भाउचर तैयार किया 
जायेगा । शहरी क्षेत्रों में अवस्थित कार्यालयों के लिए सामान्यतः इस प्रपत्र का उपयोग नहीं किया जाय । यदि विकेता / सेवा प्रदाता निरक्षर हो 
तो उसके बाये अगूठे का निशान लिया जाय तथा वहाँ उसका पूर्ण नाम अवश्य लिख दिया जाय । 5000 / रूपये या अधिक के भुगतान की 
स्थिति में राजस्व टिकट अवश्य चिपकाया जाय । जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।) 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 590 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette .bih. nic.in 


